HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


20 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


15 


राँची, बुधवार 


10 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 231-238 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 10 अप्रैल , 2019 


232 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
27 मार्च, 2019 ई० । 


पत्रांक: - 13/ सी०-104 / 2017- 1652- 


प्रेषक, 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


प्रधान महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ० ), 
झारखण्ड, राँची । 


राँची , दिनांक- 27 मार्च, 2019 ई ० | 


विषय: 


सुश्री कुसुम पुनिया , भा ०पु ० से • ( 2010), समादेष्टा , झा॰स॰पु०-10, राँची द्वारा पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में । 


महाशय, 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-4765 , दिनांक-28.08.2017 
को निरस्त करते हुए कहना है कि सुश्री कुसुम पुनिया, भा ०पु ०से ० ( 2010) ने भारतीय पुलिस सेवा में 

पुनः बहाल 
किये जाने संबंधी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- I- 14012/ 17/2013-IPS.IV, दिनांक -21.02.2017 
के आलोक में दिनांक -27.02.2017 के पूर्वाह्न में राज्य में योगदान दिया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं०-1311, 
दिनांक -10.03.2017 तथा पुलिस मुख्यालय गत्यादेश सं०-346, दिनांक-10.03.2017 के आलोक में इन्होंने 
दिनांक -16.03.2017 के पूर्वाहन में समादेष्टा , झा ० स ०पु०-01 , राँची का पदभार ग्रहण किया । पुलिस मुख्यालय के 
पत्रांक-384/ जी ०, दिनांक-16.03.2017 ( छायाप्रति संलग्न) द्वारा सुश्री पुनिया, भा ० पु० से० को दिनांक-11.03.2017 
से 13.03.2017 तक 03 दिनों का अनुमति अवकाश ( शनिवार, रविवार तथा होली का राजपत्रित अवकश) तथा 
दिनांक -14.03.2017 से 15.03.2017 तक 02 ( दो ) दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था । उक्त 
स्थिति में सुश्री पुनिया, भा ० पु ० से० दिनांक -27.02.2017 से 15.03.2017 तक प्रभार रहित अवधि में रहीं जिसमें 
इनका दोष परिलक्षित नहीं होता है । 


233 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 10 अप्रैल , 2019 


2 उक्त वर्णित परिपेक्ष में राज्य सरकार द्वारा सुश्री पुनिया, भा ० पु ० से ० ( 2010 ) के 
दिनांक -27.02.2017 से 15.03.2017 तक की प्रभार रहित अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में निम्नवत 
विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

( i) दिनांक- 27.02.2017 से 10.03.2017- पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि । 
(ii) दिनांक- 11.03.2017 से 13.03.2017- अनुमति अवकाश । 
( iii ) दिनांक 14.03.2017 से 15.03.2017- आकस्मिक अवकाश। 
3 उक्त अवधि में सुश्री पुनिया , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा। 

4 प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार 
की सहमति प्राप्त है । 
अनु ०- यथोक्त । 

विश्वासभाजन , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
03 अप्रैल , 2019 ई ० | 


. 


संख्या- 13/पी1-209/ 2003 ( खण्ड)- 1816-- भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली के पत्रांक -434/1/पूर्व 
अनु०-1 / झार/ 2019, दिनांक -02.04.2019 के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध अनुसंधान विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, भा ०पु० से ० (1989) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 


10 अप्रैल, 2019 


234 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


10 अप्रैल , 2019 ई ० | 


संख्या-12/ एल०1-111 /2011- 1938-- श्री मधुसूदन बारी, सेवा निवृत प्रभारी पुलिस अधीक्षक को 
दिनांक -07.10.1998 से 19.11.1998 (कुल-44 दिन) तक की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता नियम-236 के तहत 
असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
12 अप्रैल , 2019 ई ० । 


संख्या-13/ आई० पी ०एस०-105-/ 2019- 1979 श्री अंशुमान कुमार , भा ० पु० से ०, माननीय राज्यपाल के 
परिसहाय (पु०) को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत् दिनांक 
08.05.2019 से 22.05.2019 तक कुल- 15 (पंद्रह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 
उक्त अवधि में श्री कुमार, भा ०पु ० से ० को निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यय पर विदेश ( यूरोप) यात्रा की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री कुमार , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


235 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 


10 अप्रैल, 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 अप्रैल, 2019 


संख्या-1/ विविध -818/ 05 खंड का०-2941-- श्री के ० के ० खण्डेलवाल, भा ०प्र ० से ० ( झाः 1988 ) अपर मुख्य 
सचिव, योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड को दिनांक 09.04.2019 से 12.04.2019 तक आकस्मिक अवकाश की 
स्वीकृति एवं दिनांक -06.04.2019 से 08.04.2019 तक घोषित साप्ताहिक /सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की 
अनुमति प्रदान की गयी है । 

2. श्री के ० के ० खण्डेलवाल , भा ० प्र ० से ० के उक्त अवकाश की अवधि में श्री सतेन्द्र सिंह , भा ० प्र ० से ० 
( झाः 1995), राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव, योजना - सह-वित्त विभाग, 

झारखण्ड 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार 


सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 अप्रैल , 2019 


संख्या-03 /निसं0-09-05-2018 का ० 2819-- श्री लखी राम बास्के, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच), भूमि सुधार 
उप समाहर्ता, गोड्डा को दिनांक 28.10.2017 से 17.11.2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 


10 अप्रैल, 2019 


236 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


27 मार्च, 2019 


संख्या- 4 /नि ० सं०-12-74/ 2015 का०- 2541 श्रीमती मोनी कुमारी, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह जिला 
धनबाद ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , गोमिया (बोकारो) के अवकाश अवधि ( 06.07.2017 से 04.04.2018 तक ) 
की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है: 
(i) दिनांक 06.07.2017 से 22.12.2017 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 

227, 230 एवं 248 के तहत । 


(ii) दिनांक 23.12.2017 से 22.01.2018 तक 


रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
234 के तहत । 


( iii) दिनांक 23.01.2018 से 04..04.2018 तक 


आदेय अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
235 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 अप्रैल , 2019 


संख्या 03/नि.सं.- 09-121/ 2014 का . 2820-- श्री राम नरेश, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 551/03), बन्दोबस्त 
पदाधिकारी, पलामू को दिनांक 11.06.2012 से 01.07.2012 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227, 230 , एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


237 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 10 अप्रैल , 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 अप्रैल , 2019 


संख्या-4/नि ० स०-12-93 /2015-1713 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री संतोष कुमार प्रजापति , झा ० प्र ० से ० , चतुर्थ बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 
में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI . 


Current Office 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


No. 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


12/02/2013 


28/12/2016 


SANTOSH KUMAR 
PRAJAPATI 


DC OFFICE 
GUMLA 


DC OFFICE 
GUMLA 
,GUMLA 


( JHK/JAS/177 ) 


Executive 
Magistrate 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/169 . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 10 अप्रैल , 2019 


238 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
16 अप्रैल , 2019 


संख्या-1/ विविध -843/05 खंड का०-3122-- श्री राहुल कुमार पुरवार, भा ० प्र० से० ( झाः 1999 ), प्रबंध 
निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 
के नियम 10, 11, 12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 10.07.2019 से 15.07.2019 तक कुल 06 दिनों की 
उपार्जित अवकाश ( Ex -India Leave ) की स्वीकृति एवं उक्त अवधि में निजी कारणों/निजी व्यय पर विदेश 
( लंदन/ ऑक्सफोर्ड, यू ०के ०) की यात्रा पर राज्य सरकार की अनापत्ति भी संसूचित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 15 50 | 


